रजिस्ट्री सं . डी . ( डी . एन . ) - 73 


REGISTERED NO. D . ( D . N.) - 73 


- 


- 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - - - - -- 


सं० 13 
No . 15 ] 


- - - 

नई दिल्ली , शनिवार, जून 11, 1983 / ज्येष्ठ 21, 1903 
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 11 , 1983/ JYAISTHA 21, 1905 

- - - -- -. ." -- - - -- - - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filled as a separate compilation 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- -- - - - 


भाग II - ल - उप - मण्ड (lil ) 

PART II . Section 3 - Sub-section (iii ) 
( संध राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) केन्द्रीय अधिकिारियों द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं 
Orders and Notification issued by Central Authorities ( other than Administrations 

of Union Territories ) 
भारत निर्वाचन मायोग 

मावेश 


नई दिल्ली , 7 मई , 1983 
मा० प्र०49. - -निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि निम्न सारणी के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक निर्वाचन 
लड़ने वाला अभ्यर्थी स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट राज्य विधान सभा के लिए उसके नाम के सामने स्तम्भ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र 
से हए निर्वाचन मे जैसा कि उक्त सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शाया गया है अपने व्ययों का लेखा लोंक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर और रीति से दाखिल करने में असफल रहा है ; 


और उक्त अभ्यर्थियों ने उन्हें सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी असफलता के लिए कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है और निर्वाचन आयोग का उनके द्वारा दिए गए आवेदनों पर यदि कोई हों तो विचार करने के बाद यह समाधान हो गया 
है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई उपयक्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

अत ., अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग घोषणा करता है कि निम्न सारणी के स्तम्भ 
( 4 ) में विनिविष्ट व्यक्ति को संसद के किसी सदन के या राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य चुने जाने या होने 
के लिए इस आदेश की तारीख में 3 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्ह किया जाता है: ---- 


सारणी 


क्र०सं० निर्वाचन के विवरण निर्वाचन - क्षेत्र की क्रम सं० तथा 


निरर्हता के लिए कारण 


निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का 

नाम और पता 


- - - 


- - 


- . . - -- 


- -- - 


- - - - -- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


12 


3 


1 . 


85- उदम बनचोला 


केरल विधान सभा 
के लिए साधारण 
निर्वाचन 

- - - - 
252 GI/ 83 


श्री एन० आर० सुकुमारन नैयर , विधि द्वारा अपेक्षित समय और 
श्रीमराका वेलामोम, नेमका टम रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा 

दाखिल करने में असफल रहे । 
- - - -- - 


- 


- -- - - -- 


- 


- - - 


- - 


- 


51 


152 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 11 , 1983 /JYAISTHA 21 , 1905 


[ PART II - SEC. 3(iii)] 


( 1.) ( 2 ) 
2. केरल विधान सभा 

के लिए साधारण 
निर्वाचन 


( 3 ) 
134-विवेन्द्रम उत्तर 


-- - वही- - 


4. - - वही - - 


135-त्रिवेन्द्रम पश्चिम 


( 5 ) 
श्री के० एस० बाबू , लीजा निर्वाचनों व्ययों का कोई भी लेखा 
भवन, पोना गमूडु मेडिकल कालेज , दाखिल करने में असफल । 
पो त्रिवेन्द्रम, केरल 
श्रीतियकोडकनकुट्टी, टी० सी० - - वही - - 
24/ 31,थाइकाड, पो० त्रिवेन्द्रम -14 
श्री एम . रामचन्द्रन नैयर, कुन्थुवीडु, विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा 
थाइनकाड , टी० सी० 24,1726 ए , दाखिल करने में असफल । 
त्रिवेन्द्रम 
श्री टी०विजयन, विजय भवन , कोई भी लेखा दाखिल करने में 
अम्बालाथ मुक्कु , पेट्टाह, त्रिवेन्द्रम असफल । 
श्री एन० अप्पूराज विरूपना वीडु , --वही 
काडाविल , मुरुकुमपृक्षा 
श्री पी० सानलकुमार, लीला भवन, -- वही - - 
काझाकुट्टम 
श्री सी० करूपाकरम थान्नीविल्ला- - -वही - - 
काडायिल वडू, नारुवामू ड, पो० 
त्रिवेन्द्रम . । 


5. -- वही -- 


135-त्रिवेन्द्रम - पश्चिम 


6. -- वही -- 


133 -काजाकुहम 


7. -- वही -- 


--- वही 


8. - - वही 


137नेमोम 


- 


- 


[सं076/ केरल / 82 / 138 से 145 ] 

एम०एल० वाही , अवर सचिव 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

ORDER 

New Delhi, the 7th May , 1983 
O .N . 49 . - - Whereas the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified 
in coloumn (4 ) of the Table below at the election to the State Legislative Assembly as specified in column (2 ) 
and held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge any account of his 
election expenses , within the time and in the manner as shown in column (5) of the said Table as required by the 
Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ; 

And , whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure 
even after due notice or the Election Commission , after considering the representations made by them , if any, is 
satisfied that they have no good reason or justification for the said failure ; 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the 
persons specified in column (4 ) of the Table below to be disqualified for being chosen , as and for being a member 
of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 
3 years from the date of this Order . 

TABLE 
Sl. Particulars of Election Sl. No . & Name of Name of the Contesting Reason for Disqualifi 
No. 

the Assembly Consti. Candidate 

cation 
tuency 


(1 ) 
1. General Election to Kerala 

Legislative Assembly 1982 


85- Udumbenchola 


Shri N. R. Sukumaran Nair , 
Sreemuraka Vilasom , 
Nedumkandam 


Failed to lodge not with 
in time and in manner 
as required by law . 


[भाग II --बड ( iii )] 


मारत का राजपत्र : जून 11, 1983/ज्येष्ठ 21 , 1905 


153 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


2 . General Election to Kerala 

Legislative Assembly 1982 


134 . Trivandrum 

North 


Failure to lodge the 

account at all . 


Sh . K . S . Babu , 
Leeja Bhavan , 

Pongummoodu , 
Medical College, 
P. O . Trivandrum ( Kerala ) 


3 . 


- do 


- - do 


- do 


Sh. Thycaud Krishnan Kutty , 
T. C .,24/ 31 , Thycaud 
P .O ., Trivandrum -14 


--- do 


135 . Trivandrum 

West 


Sh. M . Ramachandran Nair , 
Kupchu Veedu , Thycaud 
T . C . 24 /1726 - A , Trivandrum 


Failure to lodge the 
account in the manner 
required by law . 


. - dor 


- do 


Failure 
account. 


to 


lodge any 


Sh. T . Vijayan , 
Vijaya Bhavan , 
Ambalathu Mukku , Pettah , 
Trivandrum 


-- - do 


133. Kazhakuttam 


- do 


Sh . N . Appuraj 
Virupana Veedu , Kadavil, 
Murukkumpuzha 


7. 


- do 


.do 


- do 


Sh . P . Sanal Kumar , 
Leela Bhavan, 
Kazhahuttam 


- do - - 


137 . Nemnom 


- do 


Sh . C . Karunakaram 
Thannivleakadayil Veedu , 
Naruvamood, 
P . O . , Trivandrum. 


[ No . 76/ KL/ 82 (138-145 )] 

By Order, 
M. L. WAHI, Under Secy. 


मावेश 


नई दिल्ली , 7 मई, 1983 


मा० प्रा०30 . -निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि निम्न सारणी के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक निर्वाचन 
लड़ने वाला अभ्यर्थी जिसने गुजरात विधान सभा के लिए उसके नाम के सामने स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट निर्वाचम- क्षेत्र से हुए उप-निर्वाचन में 
जैसा कि उक्त सारणी के स्तम्भ 5 में दर्शाया गया है अपमे मिर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर और रीति 
में दाखिल करने में असफल रहा है ; 


और, उक्म अभ्यर्थियों ने उस सम्यक सूचना दिए जाने के बाद भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण दिया है और 
न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है और निर्वाचन आयोग का उनके द्वारा दिए गए स्पष्ट आवेदनों पर, यदि कोई हो सो , विचार करने 
के बाद यह समाधान हो गया है कि उसके पास उक्त असफलता के लिए कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 


अनः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग घोषणा करता है कि निम्न सारणी के स्तम्भ 
4 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति संसद् के किसी सदन के या राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य चुने जाने या होने के लिए 
इस आदेश की तारीख से 3 वर्ष की कालावधि के लिए निर्रह किया जाता है ; 


154 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 11, 1983/JYAISTHA 21, 1905 


(PART II SEC. 3 (iii)] 


सारणी 


प्रम निर्वाचन के विवरण निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं० तथा नाम निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का 

नाम और पता 


निरर्हता के लिए कारण 


To 


5 


- 


- 


- - 


1. 


Totta faTTHT FAT 24 - faqt 
के लिए उप-निर्वाषन , 
1982 


श्री तायानी जसाब इस्माल, नगीना विधि दाग अपेक्षित निर्वाचन व्ययो 
मस्जिद के पास , धोल ( गुजरात ) का लेखा दाखिल करने में असफल 


2 


- - 


- - 


24-37faETT 


- - 


atach Fitfara. AHT 37 TT- - 
न्नाथ प्लोट , सोलंकी सदन राजकोट , 
गुजरात . 


[rio 76/ 940 /83 ( 1-2 )] 

stramt 
ato po ya , 37 afa 


ORDER 


New Delhi, the 7th May , 1983 


O . N . 50 . - Whereas the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified 
in column (4 ) of the Table below at the bye -election to the Gujarat Legislative Assembly held from the 
constituency specified in column (3 ) against his name has failed to lodge an account of his election expenses 
within the time and in the manner required by law as shown in column (5 ) of the said Table : 


And whereas , the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure 
ved after due notice or the Election Commission , after considering the representations made by them , if any, is 
satisfied that they have no good reason or justification for the said failure ; 


Now therefore , in pursuance of section 10A of the suid Act, the Election Commission hereby declares the 

in opecified in column (4 ) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member 
of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 
3 years from the date of this Order ; 

TABLE 


Particulars of election 


s 
No. 


Name and Address of the Reason for Disqualifica 
Contesting Candidates 

tion 


S . No. & Name of 

the Assembly 
Constituency 
( 3 ) 


- 


- 


1 . Bye -election to the Gujarat 24 . Jodiya 

Legislative Assembly , 1982 . 


Shri Tayani Jusab Ismal, 
Near Nagina Masjid , 
Dhrol (Gujarat). 


(5) 
Failed 10 lodge the 

account of election ex 
penses as required by 
law . 


2. 


-do 


24 . Jodiya 


Shri Solanki Govind Manji, 
37 -Jagnath Plot , 
Solanki Sadan , Rajko : 
(Gujarat). 


Failed to lodge the 

account of election ex 
penses as required by 
law , 


- 


- 


- 


- 


- - 


[No. 76 /GJ/83 (1 - 2 )] 

By Order, 
V.K . RAO , Under Secy . 


[ भाग II-- -मण्ड 3(iii )] 


155 
- . - - - 


- 


भारत का गमपत्र : जूम 11 , 1983/ज्येष्ठ 21, 1905 

- - - - - - - - - - - - -- --- -- - - - -- - - - - - - - - 
नई दिल्ली , 7 मई, 1983 


- 


- - 


प्रा०प्र० 51. - निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की मारणी के स्तम्भ ( 2 ) में या विनिर्दिष्ट पश्चिम 
बगाल विधान सभा के निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ ( 3 ) में विनिदिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है , स्तम्भ ( 4 ) में उसके सामने 
विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित समय 
के भीतर और रीति में उक्त मारणी के स्तम्भ ( 5 ) में यथाउपशित रूप में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में 
असफल रहा है । 


और, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या ना कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नही दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर , यदि कोई हों , विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान 
हो गया है कि उनके पास उस्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायाचित्य नहीं है ; 


व्यक्तियों को समद् केपास 


अतः, अब , निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट 
व्यक्तियों को संसद के मिसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के 
लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है : 


सारणी 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - 


- 


- - - - 


- -- - - - - 


निरर्हना का कारण 


कम निर्वाचन की 
सं० विशिष्टियां 


विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रम निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का 
सं० तथा नाम 

नाम और पता 


- - -- - - 


-- 


5 


-- 


- - - 


- - - 


- - - - - - - - 


- - 


- - 


- - - 


- - - - - - - - - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


257-कुल्टी 


लेखा दाखिल नही किया । 


12 
__ _ _.. 

पश्चिमी बंगाल 
विधान सभा के लिए 
साधारणनिर्वाचन , 
1982 


श्री हरी शंकर राय, के शोराम , रि - 
फैक्ठरी कालोनी, पो० कल्टी, जिला 
बर्दवान ( पश्चिमी बंगाल ) 


2 . ---- वही 


- बही 


- वही 


3 . - - वहीं 


- -वही 


---- वही..... 


श्री सुनील घोष, ग्राम बेगुनिया, पो० 
बशकर , जिला बर्ववान ( पश्चिमी 
बंगाल ) 
श्री अमुल्य बॉरी, ग्राम राधानगर, पो० 
सुन्दरचाक, जिला बर्दवान ( पश्चिमी 
बंगाल ) 
श्री लखन शर्मा चिनाकरी, 1/ 2 नं० 
पिट कोलिरी, पो० सुन्दरचाक , जिला 
बर्दवान ( पश्चिमी बंगाल ) 


4. -- वही -- 


---यही -- 


5 . - - वही - - 


~~ - वही - - 


- वही 


प्रलेपनाचन मण्डल, ग्राम व पो० राम 
नगोर , जिला बर्दवान ( पश्चिमी 
बंगाल ) 


6. - बही - - 


- - ही--- 


श्री भोला प्रसाद भगत , पी० बराकर, लेखा समय के भीतर तथा गनिम 
जिला बर्दवान ( पश्चिमी बंगाल ) दाखिल नही किया । 


7. - - वही --- 


---- वही - -- 


- - वही --- 


श्री हीरा लाल पादार, लखिया बाग , 
पो० बराकर, जिला बर्दवान ( पश्चिमी 
बंगाल ) 


_ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- - - - - 


-- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


156 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 11, 1983/ JYAISTHA 21, 1905 


PART II Sec. 3(111)] 


200 FTTETTET 


8 पश्चिमी बंगाल विधान 

सभा के लिए साधारण 
FATT , 1982 


श्री दलीप मान, ग्राम सिरसा, पो . 
बारबेम्दिया , जिला बर्दवान । पश्चिमी 

TEI 


लेखा समय के भीतर तथा 
रीति से दाखिल नहीं किया 


- 


- - 


- 


- 


- 


(no 76160 ae/ 827 

TOUT , 
धर्मवीर, अवर सचिव 


ORDER 


New Delhi, The 7th May, 1983 


O .N . 51. - Whereas the Election Commission is satisfied that cach of the contesting candidates specified 
in columa (4 ) of the Table below at the clcction to the West Bengal Legislative Assembly as specified in column 
(2 ) and held from the constituency specified in column (3 ) agajost his name has failed to lodge an account of his 
election expenses within the time and in the manner , as shown in column (5 ) of the said Table as required by the 
Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ; 


And , whereas, the said candidates have cither not furnished any reason or explanation for the said failure 
even after due notice or the Election Commission , after considering the representations made by them , if any , is 
satisfied that they have no good reason or justification for the said failure ; 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the 

ons specificd in column (4 ) of the Table below to be disqualificd for being chosen as, and for being a member 
of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a Statc for a period of 
3 years from the dte of this Order : 


TABLE 


Particulars of Election 


Si. 
No. 


S . No. and Name 
of Constituency 


Name and Address of 

Candidate 


Reason of Disqualifica 

tion 


- - - - - 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - 


(1) 


( 2) 


(3 ) 


- 


- 


- 


- 


257 -Kulti 


1. General Election to West 

Bengal Legislative Assembly , 
1982 


Account of election ex 

penses not lodged . 


Shri Hari Shankar Rai, 
Keshoram , Re- factory 
Colony , P . O . Kulti, 
Dist . Burdwan 
(West Bengal) 


2. 


-do 


- do 


- do 


Shri Sunil Ghosh , 
Vill. Begunia , 
P . O . Barahar, Dist. Burdwan 
(West Bengal) 


3. 


-do 


Shri Amulya Bouri , 
Vill. Radhanagar. 
P .O . Sundar Chalk , 
Distt . Burdwan 
(West Bengal) 


[ATT II 


5 3 ( iii )] 


1170 71 7741 : 11 1983 , the 21, 1905 


157 


(1) 


(2) 


( 3) 


(5) 


257 -Kulti 


General Election to 
West Bengal Legis 
lative Assembly , 1982 


Shri Lakhan Sharma, Account of election ex 
Chinakuri, No. 1/2 Pitcolliery, penses not lodged . 

P . O . Sundarchalk , 
Dist . Burdwan , 
(West Bengal) 


-do 


257 -Kulti 


-do . 


Shri Pralay Nachan Mondal, 
Vill . & P . O . Ramnagore , 
Distt. Burdwan , 
(West Bengal) 


- do 


257-Kulti 


Shri Bhola Prasad Bhagat. 
P . O . Barahar, 
Dist. Burdwan . 
(West Bengal) 


Account of election ex 

penses not lodged with . 
in time and in the man 
ner. 


7. 


-do 


257-Kulti 


-do 


Shri Hira Lal Poddar , 
Lakhia Bag, 
P . O . Barahar , 
Distt. Burdwan , 
(West Bengal). 
Shri Dilip Man , 
Vill. Sirsa , P . O . Barbendya , 
Distt. Burdwan 
(West Bengal) 


8 . 


-do 


250 - Barjora 


- do 


[No. 76 /WB /82 ] 

By Order 
VIR , Under Secy . 


DHARAM 


- - 


- 


- - 


- 


- 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OP INDIA Press, RINO ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI -110054 , 1983 


